निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं 0 पटना 177 ) पटना , मंगलवार , 3 मार्च 2020 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचना 

27 फरवरी 2020 
सं ० 4 / पी.3-10-03-2016 / गृ0 आ0-2139 - विभागीय अधिसूचना सं0-2486, दिनांक 23.03.2017 द्वारा 
नियुक्त निम्नांकित वर्तमान अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् बिहार राज्यपाल, बिहार 
पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 6, 2016 ) की धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते 

हुए, उनके कार्यकाल का विस्तार अगले तीन वर्ष तक या उनकी 68 वर्ष की आयु पूरी होने तक , जो पहले हो, 
करने की कृपा करते हैं : 
नाम एवं पता 

वर्तमान कार्यकाल पूर्ण होने 
सं ० 

की तिथि 


क्र ० 


पदनाम 


1 


2 


3 


4 


1 


अध्यक्ष 


04.04.2020 


श्री सुनीत कुमार, सेवानिवृत भा 0 पु 0 से0 (1980 ) 
फ्लैट नं0-402, उषा कुंज अपार्टमेंट, 
अम्बेदकर पथ , अम्बेदकर नगर, ऑफ बेली रोड, पटना । 
श्री ए 0 के 0 प्रसाद , भा 0 व 0 से0 (1988 ) 
मुख्य वन संरक्षक , ( मानव संसाधन विकास ) 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय , 
पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, पटना 
( अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ) 


2 


सदस्य 


28.03.2020 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 मार्च 2020 


3 


26.03.2020 


श्री अनवर हुसैन, सेवानिवृत भा 0पु 0 से 0 (1998) 
मकान सं0-7, स्पेशल फेज, सेक्टर -2, 

सदस्य 
हारून नगर, फुलवारीशरीफ , पटना 
श्री वरूण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा 0 पु0 से0 ( 2002 ) 

सदस्य / सचिव 
आवास सं0-106 A, थाना रोड, बुद्धा कॉलोनी, पटना 

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम की धारा -4 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित 


4 


04.04.2020 


होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश मोहन ठाकुर, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 177-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


